PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 10, 1991 (AGHN . 19 , 1913 SAKA) 


721 


FINANCE DEPARTMENT 


REGULATION 


The 29th November , 1991 


No. 3 ( 27) -1FGII- 88, —In exercise of the powers conferred by clause (2 ) of article 283 of the 
constitution of India , and all other powers cnabling him in this behulf, the Governor of Haryana hereby 
makes the following rules fy ther to amend the Punjb Finencial Rules , Volume-I, in its application to 
the state of Hiryana , namely : 

1 . These rules may be called [the Punjab Fin incial Volume-I (Fourth Amendment) Rules , 1991.] 

2. In the Punjab Financial Rules, Volume - I In Rule 19.16, for serial number 63 and entries 
there against, the following serial number and cntries there against shall be substituted , namely : 


-- 


2 


3 


1 


" To sanction refunds 
of fare freight fee 
for passes or 
advertisements and 
excess deposits 


Transport 
Commissioner , 
Haryana 


Up to a limit of 
Rs. 1,500 in cach 
case , 


General Manager, 
Haryana 
Roadways 


Up to a limit of 
Rs . 1,000 in 
each case . 


A. BANERJEE , 


Financial Commissioner and 
Secretary to Government , Haryana , 

Finance Department . 


वित्त विभाग 
दिनांक 29 नवम्बर , 1991 


संख्या 3( 27 ) 1 एफ ० जी ० II -88.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड ( 2) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमिरत उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , 
इसके द्वारा , पंजाब वित्तीय नियम , जिल्द-I, को हरियाणा राज्यर्थ प्रागे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात्: 

1. ये नियम पंजाब वित्तीय, जिल्द-[ चतुर्थ ( संशोधन ) नियम, 1991 , कहे जा सकते हैं । 


2. पंजाब वित्तीय नियम , जिल्द-I , निपन 19. 16, में क्रम संख्या 63 नया उनके सामने की प्रविष्टियों के स्थान 

पर , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी , अर्थात : 


1 


2 


3 


4 


1 . 


( 1 ) परिवहन आयुक्त, 

हरियाणा 


प्रत्येक मामले में 
1500 रुपये तक । 


" पासों या विज्ञापनों के लिए 
किराए , भाड़ा शुल्क और 
अधिक जमा राशियों को 
लौटाने की स्वीकृति देना 


( 2 ) महाप्रबन्धक , 

हरियाणा राज्य 
परिवहन 


प्रत्येक मामले में 
1,000 रुपये तक । " 


ए ० बैनर्जी, 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

वित्त विभाग । 


